रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. No. D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1598] 
No . 1598 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 27 , 2018 / वैशाख 7 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY , APRIL 27 , 2018 /VAISAKHA 7, 1940 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 अप्रैल , 2018 


का . आ . 1778( अ). — जबकि केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 
48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी 
की गई भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की का . आ . संख्या 2047( अ ) दिनांकित 
30.06.2017 भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग-II , खंड 3, उप- खंड (ii) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के 

द्वारा गोवा राज्य के दक्षिण गोवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -17 ( नया रारा -66) के किमी 26/ 400 से 
किमी 27/ 300 (पणजी मंगलौर खंड) तक के अतिरिक्त भू - खंड पर निर्माण ( चौड़ीकरण / चार - लेन का बनाना, 
आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
अपेक्षि 

अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 


और जबकि , उक्त अधिसूचना का सार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) की धारा 
3क की उप -धारा (3) के अनुसार “द नवहिंद टाइम्स ", दिनांकित 14.06. 2017 और “हेराल्ड ", दिनांकित 
14. 06. 2017 तथा " तरुण भारत ", दिनांकित 14. 06. 2017 में प्रकाशित किया गया है ; 


और जबकि सक्षम प्राधिकारी के पास किसी व्यक्ति से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं । 


और जबकि , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3( घ) की उप - धारा ( 1) के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


2420 GI/ 2018 


___ (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


___ इसलिए, अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है 
कि इसके साथ उपाबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण 
किया जाएगा; 


और इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप- धारा ( 2) के अनुसरण 
में , एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , इसके साथ उपाबद्ध उक्त 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो 
जाएगी । 

अनुसूची 


गोवा राज्य के दक्षिण गोवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 (नया रारा- 66 ) के किमी 26 /400 से किमी 27 / 300 
( पणजी मंगलौर खंड) तक के अतिरिक्त भू- खंड पर निर्माण ( चौड़ीकरण / चार- लेन का बनाना, आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन 
और प्रचालन के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


क्र . सं 


| जिले तालुक 


गांव का 


भूमि का 


सर्वेक्षण 
संख्या 


का नाम का नाम 


नाम 


प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 
(सिंचित/ 
असिंचित ) 


| अधिग्रहीत 

क्षेत्रफल 
( वर्गमी) 


हितबद्ध 
पक्षकार/ स्वामी 
पट्टेदार का नाम 


( सरकारी/ 
निजी ) 


| 1 


9 


2 3 4 

5 
दक्षिण सलसीट नावेलिम | 

76/ 1 


| 

78 
निजी/ सरकारी असिंचित 846. 00 


गोवा 


| ( ओ ) कम्यूनिडेड 

ऑफ मरगावो 
( ओ ) कार्यपालक 
अभियंता वार्ड XIV 
( रारा) फातोर्डा, 
( टी ) एलेसियन 
सनतन रेबेलो 


सलसीट नावेलिम | 76/ 5 


निजी 


असिंचित 


668. 00 


दक्षिण 
गोवा 


| ( ओ ) कम्यूनिडेड 

ऑफ मरगावो , 
( टी ) जोस रेबेलो 


जोड़ 


1514 


सलसीट नावेलिम | 72/ 7 


निजी 


असिंचित 


1300 . 00 


दक्षिण 
गोवा 


( ओ) कम्यूनिडेड 

ऑफ मरगावो, 
( टी) डोमिंगो आर. 
कारडोजो 
( ओ ) कम्यूनिडेड 
ऑफ मरगावो 


सलसीट 


नावेलिम | 72/9 


निजी 


असिंचित 


दक्षिण 
गोवा 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


72/ 10 निजी 


असिंचित 


475 


दक्षिण सलसीट नावेलिम 
गोवा 
दक्षिण सलसीट नावेलिम 
गोवा 


89/6 


निजी/ सरकारी असिंचित 


| 25 


सलसीट नावेलिम | 187/ 1 निजी/ सरकारी असिंचित 


100 


दक्षिण 
गोवा 


( ओ ) प्रियासा वसूदेवा 
चिमुलकर 
( ओ ) कम्यूनिडेड 

ऑफ मरगावो, 
( ओ) कार्यपालक 
अभियंता, वार्ड XIV 
( रारा) फातोर्डा, 
( टी ) अमेलिया पी . 
कारडोज 
( ओ ) सिलिरा इलीजा 
पीडेड सिल्वा, 
( ओ) कार्यपालक 
अभियंता, वार्ड XIV 
( रारा ) फातोर्डा, 
( ओ ) गोवा सरकार 
कार्यपालक अभियंता, 
कार्य प्रभाग XIV वार्ड , 
गोगल, मरगावो, 
गोवा 
( ओ ) गोवा सरकार , 
कार्यपालक अभियंता, 
कार्य प्रभाग XIV , 
वार्ड, गोगल, मरगावो 


सलसीट नावेलिम | 188 


निजी/ सरकारी असिंचित 


630 


दक्षिण 
गोवा 


( ओ ) हेलेना कोलाको 
( ओ ) गोवा सरकार , 
कार्यपालक अभियंता, 
कार्य प्रभाग XIV , 
वार्ड , गोगल, मरगावो 


सलसीट नावेलिम । 

189/ 1 


निजी 


असिंचित 


130 


दक्षिण 
गोवा 


( ओ) इलिजा दा पीडेड 
सिल्वा 


नावेलिम | 199/ 1 


निजी 


असिंचित 


760 


दक्षिण | सलसीट 
गोवा 


( ओ ) जोआवो फिलिप 
पीडेड सिल्वा 


दक्षिण 
गोवा 


सलसीट नावेलिम | 199/ 4 निजी/ सरकारी असिंचित 


215 


( ओ) कम्यूनिडेड ऑफ 
मरगावो, ( ओ ) गोवा 
सरकार 
कार्यपालक अभियंता, 
कार्य प्रभाग XIV , 
वार्ड गोगल मरगावो. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


सलसीट नावेलिम | 199/ 20 निजी/ सरकारी असिंचित 


दक्षिण 
गोवा 


( ओ) बेनेडिटो 
फिलोमेना फेमांडीस , 
( ओ) कार्यपालक 
अभियंता, वार्ड XIV 
( रारा ) फातोर्डा. 
( ओ ) गोवा सरकार 
कार्यपालक अभियंता, 
वार्ड XIV 
( वार्ड ), गोगल , 
मरगावो , गोवा 


सलसीट नावेलिम | 212/ 7 


निजी/ सरकारी असिंचित 


दक्षिण 
गोवा 


( ओ) कम्यूनिडेड 
ऑफ मरगावो , 
( ओ) कार्यपालक 
अभियंता, वार्ड XIV 
( रारा) फातोर्डा 
( टी ) मारिया डेलफिना 
रोड्रिग्स 


जोड़ 3825. 00 


कुल जोड़ 5339. 00 


[ फा .सं . 12014/ 23/ 2014- गोवा ] 


राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th April, 2018 


S .O . 1778 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, Department of Road Transport and Highways number S .O . 2047 (E ) dated 30 /06 /2017, published in Official 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , sub -section (ii) issued under sub -section (1) of section 3 ( A ) of the 
National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the CentralGovernment declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four 
lanning etc .) maintenance, management and operation of National Highway No . NH- 17 ( New NH- 66 ) onthe stretch of 
additional land from Km . 26 /400 to Km . 27 /300 (Panaji Mangalore Section ) in South Goa District in the State of Goa . 


And whereas, the substance of the said notification has been published in the “ The Navhind Times” dated 
14 /06 /2017 and “ Herald ” , dated 14 /06 /2017 and “ Tarun Bharat” dated 14 /06 / 2017 under sub -section (3 ) of Section 3 ( A ) 
of the said Act. 


And whereas, no objection has been received from any person by the Competent Authority . 


[ 471 II - OUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas , in pursuance of sub -section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the CentralGovernment. 


Now , therefore upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares the land specified in 
the said schedule to be acquired for the aforesaid purpose . 


And further, in pursuance of sub -section ( 2) of Section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares 
that , on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired for building ( widening /four- laning etc.) maintenance , management and 
operation of National Highway No. NH - 17 (New NH – 66 ) on the stretch of additional land from km . 26 /400 to 
km .27/300 (Panaji Mangalore Section ) in South Goa District in the State of Goa . 


Sl. 


Survey 


Nature 


District | Taluka 
Name Name 


Village 
Name 


No. 


No . 


Type of 
Land 
(Govt/Pvt) 


of 


Acqui 
sition 
Area 
(Sq. M ) 


Names of Interested 
parties /Owner 
( 0 ) Tenant( T ) 


Land 
(Dry/ 
Wet) 


8 


19 


Salcete 


Navelim 


76 / 1 


Pvt/Govt. 


South 
Goa 


Dry 


846 . 00 


(0 ) Communidade of 
Margao , 
( O ) The Executive 
EngineerWDXIV (NH ) 
Fatorda, 
( T )Alecian Santan 
Rebello 


South 
Goa 


Salcete 


Navelim 


76 /5 


Pvt. 


Dry 


668 .00 


(0 ) Communidade of 
Margao , 
( T ) Jose Rebello 


Total 


1514 


South 


Salcete 


Navelim 


72/7 


Pvt. 


Dry 


1300.00 


Goa 


(O )Communidade of 
Margao, 
( T ) Domingo R . Cardozo 


Salcete 


Navelim 


72/ 9 


Pvt. 


P 


Dry 


South 
Goa 


(0 )Communidade of 
Margao 


South 


Salcete 


Navelim 


72 / 10 


Pvt. 


Dry 


475 


(O ) PriyasaVassudeva 
Chimulkar 


Goa 


South 


Salcete 


Navelim 


89 /6 


Pvt./Govt. 


Dry 


Goa 


Salcete 


Navelim 


187 / 1 


Pvt./Govt. 


Dry 


100 


South 
Goa 


(O )Communidade of 
Margao , 
( O ) Executive 
Engineer,WDXIV 
(NH ) Fatorda , 
( T ) Amelia P . Cardoz 
(O ) Silira Eliza Piedade 
Silva , 
( O ) The Executive 
Engineer,WDXIV 
(NH )Fatorda , 
( O )Government of Goa , 
The Executive 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Engineer ,Works Division 
XIV WRD , 
Gogal,Margao Goa 
(O ) Government of Goa, 
The Executive 
Engineer,Works Division 
XIV , WRD , Gogal, 
Margao . 


South 


Salcete 


Navelim 


188 


Pvt./Govt. 


Dry 


630 


Goa 


( O )Helena Colaco 
(O )Government of 
Goa, The Executive 
Engineer, works Division 
XIV , 
WRD , Gogal, Margao 


South 


Salcete 


Navelim 


189 / 1 


Pvt. 


Dry 


130 


( O ) Eliza da Piedade 
Silva 


Goa 


Salcete 


| Navelim 


| 


199 / 1 


Pvt. 


South 
Goa 


Dry 


76 


(O ) Joao Filip Piedade 
Silva 


South 


Salcete 


Navelim 


199/4 


Pvt./Govt. 


Dry 


215 


Goa 


12 


South 


Salcete 


Navelim 


199 /20 


Pvt./Govt . 


Dry 


50 


Goa 


(O ) Communidade of 
Margao , (O )Government 
ofGoa , 
The Executive 
Engineer ,Works 
DivisionXIV ,WRDGogal 
Margao . 
(0 ) Benedito Filomena 
Fernandes , 
( O ) The Executive 
Engineer ,WDXIV 
(NH )Fatorda. 
(O )Government of 
Goa , The Executive 
Engineer ,WDXIV 
(WRD ) ,Gogal, 
Margao, Goa 


South 


Salcete 


Navelim 


212 /7 


Pvt ./Govt. 


Dry 


115 


Goa 


( O )Communidade of 
Margao , 
( 0 ) The Executive 
Engineer,WDXIV 
(NH )Fatorda 
( T )Maria Delfina 
Rodrigues 


Total 


3825 .00 


Grand Total 5339.00 


[F.No. 12014/23/2014 -Goa] 
RAJESH GUPTA ,Dy. Secy. 


Digitally signed by RAKESH 
RAKESH SUKUL Date : 2018.05. 01 22:55 :53 

+ 05 30 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


